रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


६ 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बुधवार , सितम्बर 27 , 2017 / आश्विन 5 , 1939 
NEW DELHI , WEDNESDAY, SEPTEMBER 27 , 2017/ ASVINA 5 , 1939 


सं . 2749] 
No. 2749 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2017 


का . आ . 3143 ( अ). — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3 के 
खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 867 ( अ ), तारीख 17 मार्च, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , 
खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) में तारीख 17 मार्च, 2017 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती हैं , अर्थातः 

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में " उप समाहर्ता, भूमि अधिग्रहण संख्या 2, सातारा " अंकों एवं शब्दों के 
स्थान पर " उप समाहर्ता, भूमि अधिग्रहण संख्या 9, सातारा " प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ फा. सं. भा.रा. रा. प्रा ./ भू.अ. / पीआईयू / पुणे / सुरंग / भू.अ. / 2017 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का . आ . 867 ( अ), तारीख 17 मार्च, 2017 , द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , 

भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) में , तारीख 17 मार्च, 2017 को प्रकाशित की गई थी और 
बाद में अधिसूचना संख्या 2239(अ), तारीख 14 जुलाई , 2017 द्वारा संशोधित की गई थी 


5876 GI/2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 27th September, 2017 
S .O . 3143 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways 
Act , 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby make the following amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway . S. O . No. 867 (E ), dated 17th March , 2017 
published in the Gazette of India , Extraordinary Part II, Section 3 , Sub - section ( ii) dated 17th March, 2017 , 
namely : 

In the preamble to the said notification for the words and figures “ Deputy Collector, Land Acquisition 
No. 2 , Satara” , shall be substituted by “Deputy Collector, Land Acquisition No. 9 , Satara.” 


[ F . No. NHAI/LA / PIU /Pune/ Tunnel/LA / 2017] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 
Footnote : The Principal Notification was published vide S.O . 867 (E ), dated the 17th March 2017 , in the Gazette 

of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub -section ( ii ), dated 17th March , 2017 and subsequently 
amended vide notification No. 2239 ( E ), dated the 14th July , 2017 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed 


ALOK KUMAR by ALOK KUMAR 


Date : 2017 .09.27 
22:45 : 15 + 05 30 


